निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1077 ) पटना, वृहस्पतिवार , 19 सितम्बर 2019 


सं० एल / एच०जी० - 301 / 2016 - 9253 

___ गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


संकल्प 

13 सितम्बर 2019 
विषय : - बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा ( संशोधन) नियमावली - 2017 (विभागीय अधिसूचना सं0 - 4412, 

दिनांक 23.05. 2017 के द्वारा निर्गत ) के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त / प्रोन्नत बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड - 1, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक / नन मैट्रिक है , 
को सप्तम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल - 3, लेवल - 4 एवं लेवल - 5 अनुमान्य किये 
जाने के संबंध में । 

विभागीय अधिसूचना सं० - 4412, दिनांक - 23.05. 2017 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के सिपाही की 
नियुक्ति की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक / इंटरमीडिएट / इंटर अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है । सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू होने के उपरांत विभागीय संकल्प 
सं० - 2409, दिनांक - 23.03.2018 के द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक 
ग्रेड - 1, जिनकी शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक ( इंटरमीडिएट / इंटर) अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष 
परीक्षा उत्तीर्ण है, को बिहार पुलिस सेवा के आरक्षी, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक की भाँति सप्तम वेतन 
पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल - 3, लेवल - 4 एवं लेवल - 5 विभागीय अधिसूचना सं० - 4412, 
दिनांक - 23.05. 2017 के निर्गत होने की तिथि से अनुमान्य किया गया है । फलस्वरूप बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में 
दिनांक - 23.05. 2017 के पूर्व से नियुक्त / प्रोन्नत सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड - 1, जिनकी योग्यता मैट्रिक एवं 
नन मैट्रिक है, तथा वैसे सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड - 1, जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है, के वेतन में विसंगति 
उत्पन्न हो रही है । 

2. वित्त विभाग के संकल्प सं० - 5027, दिनांक - 17.05.2013 द्वारा बिहार पुलिस सेवा के मैट्रिक एवं नन 
मैट्रिक आरक्षी, हवलदार एवं सहायक अवर निरीक्षक को क्रमशः पी०बी० - 1 + ग्रेड पे 2000, पी०बी० - 1 + ग्रेड पे 
2400 एवं पी०बी० - 1 + ग्रेड पे 2800 अनुमान्य किया गया है, जो सप्तम वेतन पुनरीक्षण में क्रमशः वेतन लेवल - 3 , 
लेवल - 4 एवं लेवल - 5 है । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 सितम्बर 2019 


3. उपर्युक्त के आलोक में बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन ) नियमावली - 2017 (विभागीय अधिसूचना 
सं० - 4412, दिनांक - 23.05. 2017 के द्वारा निर्गत ) के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त / प्रोन्नत बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड - 1, जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक / नन मैट्रिक है, को सप्तम 
वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल - 3, लेवल - 4 एवं लेवल - 5, दिनांक - 23. 05.2017 से अनुमान्य 
किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन था । 

4. अतएव सम्यक विचारोपरांत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन) नियमावली - 2017 (विभागीय अधिसूचना 
सं० - 4412, दिनांक - 23.05.2017 के द्वारा निर्गत ) के अधिसूचित होने के पूर्व की तिथियों में नियुक्त / प्रोन्नत बिहार गृह 
रक्षा वाहिनी के सिपाही, अधिनायक एवं अधिनायक ग्रेड - 1 , जिनकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक / नन मैट्रिक है , को सप्तम 
वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन लेवल क्रमशः लेवल - 3, लेवल - 4 एवं लेवल - 5, दिनांक - 23.05.2017 से अनुमान्य 
किया जाता है । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण 
की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1077-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


